निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 माघ 1935 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 24 जनवरी 2014 


* माघ 1933 अभयरी 2016 


( सं० पटना 115 ) 


सं0 240 / ना0सु0 03 - 18 / 2013 - - 121 ( जे0) / न0वि0 एवं आ०वि० 

नगर विकास एवं आवास विभाग 


- - - 


- - 


सप 


संकल्प 

17 जनवरी 2014 
विषयः - पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मौजा पहाड़ी ( पटना - गया रोड ) थाना नं0 - 14 में सरकार द्वारा अर्जित 

25 .02 एकड़ भूमि पर नये बस टर्मिनल के निर्माण हेतु " हडको " से बैंक गारंटी के विरूद्ध ₹ 220 . 
51 करोड़ ( दो सौ बीस करोड़ एकावन लाख ) ऋण प्राप्त कर बिहार शहरी आधारभूत संरचना 
विकास निगम ( बुडको ) द्वारा नये बस टर्मिनल के निर्माण की स्वीकृति के संबंध में । 

पटना बिहार राज्य की राजधानी है । पटना में अनेक सुविधाओं के साथ - साथ राज्य सचिवालय, अध्ययन की 
सुविधा, चिकित्सा की सुविधा इत्यादि के कारण पूरे राज्य की जनता पटना की ओर आकर्षित हो रही है । इसके कारण 
राज्य के विभिन्न शहरों से सुगम आवागमन की व्यवस्था बनाये रखने हेतु पटना में एक उच्च कोटि के बस टर्मिनल के 
निर्माण का निर्णय सरकार ने लिया है । इस नये बस टर्मिनल में यात्रियों की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखने हेतु 
आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान किया जायेगा । 

2. पटना शहर में नये बस टर्मिनल के निर्माण हेतु बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम ( बुडको) को 
कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है । प्रस्तावित बस टर्मिनल का निर्माण पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मौजा - पहाड़ी, 
( पटना - गया रोड ) थाना नं0 14 में सरकार द्वारा अर्जित 25.02 एकड़ भूमि पर किया जाएगा । योजना के पूर्ण होने पर 
यह परिसम्पत्ति नगर विकास एवं आवास विभाग की होगी तथा " बुडको द्वारा इसका परिचालन किया जाएगा । 

3. इस योजना के लिए " बुडको " द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन के आधार पर योजना की कुल प्राक्कलित 
राशि ₹ 220.51 करोड़ ( दो सौ बीस करोड़ एकावन लाख ) रूपये है । इस में 1 % Contingency तथा 8 % 
Centage शामिल है । पटना शहर में नये बस टर्मिनल के निर्माण पर ₹220.51 करोड़ ( दो सौ बीस करोड़ एकावन 
लाख ) का व्यय संभावित है । नये बस टर्मिनल का निर्माण पटना - गया रोड पर स्थित नगर विकास एवं आवास विभाग 
की जमीन पर किया जाना है । जमीन का व्यौरा निम्नवत है : 
मौजा - पहाड़ी , थाना नम्बर - 14 

थाना – पटना सिटी 
परगना - अजीमाबाद जिला – पटना 

रकवा – 25 .02 एकड़ 
4. इस योजना हेतु सम्पूर्ण व्यय बुडको द्वारा हडको से ऋण प्राप्त करके किया जाएगा । इस योजना का 
कार्यान्वयन दो वर्षों में किये जाने का लक्ष्य रखा गया है तथा योजना के कार्यान्वयन के उपरान्त चयनित संवेदक द्वारा 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 जनवरी 2014 
ही प्रथम चरण में 5 वर्षों तक इसका रख - रखाव किया जाएगा । निम्न तालिका अनुसार विभिन्न वित्तीय वर्ष में व्यय 
किया जाएगा: 

( राशि करोड में ) 
व्यय 

वित्तीय वर्ष में 
वित्तीय वर्ष 
( प्रतिशत में ) हडको ऋण 

कुल व्यय 
2013- 14 25 % 

55 .13 

55 .13 
| 2014- 15 75 % 

165 . 38 

165. 38 
योजना पर कुल व्यय 

220 . 51 


आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये एवं 

इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षो / प्रमंडलीय आयुक्तों / जिला पदाधिकारियों / नगर 
निकायों / महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जय सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 115 - 571 + 200 -डी०टी०पी० । 

Website : http ://egazette . bih .nic .in 


